8 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 बैशाख , 1944 ( श ० ) 


संख्या 


15 राँची , बुधवार 


- 


11 मई , 2022 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


? 


- 


} 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 100-106 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश | 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम.ए.सी . , लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी.सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गजटों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग - 5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9- विज्ञापन 
भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


7 


... 


पूरक " अ " 


... 


101 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 11 मई , 2022 


1 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
29 अप्रैल , 2022 


संख्या -1 / विविध -832 / 2012 खण्ड का०-2797 - विभागीय अधिसूचना सं०-2189 , दिनांक- 06.04.2022 से 
श्री ए ० मुथुकुमार , भा.प्र.से. ( झा : 2009 ) , निदेशक , उच्च शिक्षा , झारखण्ड को दिनांक -21.03.2022 से 01.04.2022 
तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी गयी है के क्रम में श्री कुमार को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली , 
1955 के नियम -10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 02.04.2022 से 29.04.2022 तक कुल 28 दिनों का 
अतिरिक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
2 मई , 2022 


संख्या -1 / विविध -807 / 2016 का.- 2803 -- श्री मनोज कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2007 ) , प्रमण्डलीय आयुक्त , 
सिंहभूम ( कोल्हान ) प्रमण्डल , चाईबासा को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली , 1955 के नियम 
10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 28.04.2022 से 20.05.2022 तक कुल 23 दिनों के लिए उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 21.05.2022 से 22.05.2022 तक शनिवारीय / रविवारीय अवकाश का उपभोग 
करने तथा दिनांक 27.04.2022 के अपराह्न से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


) 


विनोद कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 11 मई , 2022 


102 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
2 मई , 2022 


संख्या -3 / नि ० सं०-09-34 / 2014 का . 2827 -- श्री कमलाकान्त गुप्ता , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
854/03 ) , उप सचिव , झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची को दिनांक 05.04.2021 से 17.05.2021 तक 
( कुल 43 दिन ) की प्रभार रहित अवधि के लिए निम्नवत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 
( i ) दि ० 05.04.2021 से 04.05.2021 तक ( कुल निरोधा अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के 
30 दिन ) 

नियम 166 के परिशिष्ट -13 ( 1 ) ( ख ) के अधीन । 


- 


( ii ) दि ० 05.05.2021 से 17.05.2021 तक 


उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत । 


> 


( कुल 13 दिन ) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रह्मदेव मोदी , 
सरकार के अवर सचिव । 


103 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 11 मई , 2022 


7 


Labour , Employment , Training & Skill Development Department 


Notification 
6 May , 2022 


Notification No. - 01 / Shr.Ni.Pr . ( Vi . ) 11-10 / 2022-720 -- In pursuance to Ministry of Skill 
Development & Entrepreneurship ( MSDE ) , Government of India , letter No. DGT -35 / 4 / 1 / Secy ( MSDE ) 
/ 2022 dated- 28.03.2022 on constitution of the State skill Development & Entrepreneurship Committee 
( SSDEC ) , Government has been pleased to constitute the State Skill Development & Entrepreneurship 
Committee ( SSDEC ) for the state of Jharkhand with the following members : 


Committee Members 


Designation 


Si . 
No. 


1 . 


Chairperson 


Secretary 
Labour , Employment , Training & Skill Development 


2 . 


Member 


Director 
Employment & Training 


3 . 


Member 


Mission Director 
Jharkhand Skill Development Mission 


4 . 


Regional Director 
RDSDE , Jharkhand 


Member- cum- Coordinator 


5 . 


Member 


Examination Controller 

ITI Jharkhand 


6 . 


Member 


Principal 
NSTI , Jamshedpur 


7 . 


State Engagement Officer ( SEO ) , NSDC 


Member 


8 . 


Representative from Jan Seva Sang ( JSS ) 


Member 


9 . 


Representative from NIESBUD 


Member 


The function and mandate of the SSDEC shall be the same as defined in the above mentioned 


letter of MSDE . 


By Order of the Governor , 


Sd / 


Under Secretary to Government . 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 11 मई , 2022 


104 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं MAMTA SAHU सही नाम SONI KUMARI SAHU पति JUGAL SAHU , शपथ पत्र सं ० 
635 , दिनांक 17 नवम्बर , 2021 के अनुसार SONI KUMARI SAHU ( जन्म तिथि- 05 अप्रैल , 1984 ) 
के नाम से जानी जाऊँगी । 

MAMTA SAHU एवं SONI KUMARI SAHU दोनों एक ही महिला का नाम है | 


PRESENT RESIDENT- 


SANGAM VIHAR , 


BEHIND NAMAN VIDYA SCHOOL , 
BIDYA NAGAR WEST , 
P.S.- SUKHDEONAGAR , 


P.O.- HARMU , 
DIST.- RANCHI , 


PIN - 834002 


JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं DIVYANSHU KUMAR अन्य नाम DIVYANSHU पिता PRADEEP KUMAR , शपथ पत्र 
सं ० 04 , दिनांक 31 मार्च , 2022 के अनुसार DIVYANSHU KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा । 

DIVYANSHU KUMAR एवं DIVYANSHU दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT 


KALI MANDIR ROAD , 


BEKARBANDH , 


P.O. - DHANBAD , 
P.S.- DHANBAD , 
DIST.- DHANBAD , 


> 


PIN - 826001 


JHARKHAND 


105 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 11 मई , 2022 


1 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं MANIK CHAND JAIN अन्य नाम GIRDHARI LAL JAIN पिता SHREE CHAND 
JAIN , शपथ पत्र सं ० 737 , दिनांक 8 अप्रैल , 2022 के अनुसार MANIK CHAND JAIN के नाम से से 
जाना जाऊँगा । 

MANIK CHAND JAIN एवं GIRDHARI LAL JAIN दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT 


VARDAN HOUSE , 
OPP . DR . K.P. BHAGAT , 
84 LALJEE HIRJI ROAD , 
P.O. - G.P.O. , 
P.S.- KOTWALI , 
DIST.- RANCHI , 


PIN - 834001 


- 


JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ALINA TOPPO अन्य नाम RUNA TOPPO पिता SRI SUKRA TOPPO , शपथ पत्र 
सं ० 3380 , दिनांक 6 मई , 2022 के अनुसार ALINA TOPPO के नाम से जानी जाऊँगी । 

ALINA TOPPO एवं RUNA TOPPO दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


) 


KHORHA TOLI , HOUSE NO . - 1651 / B , 
DON BOSCO , 1ST LANE , KOKAR , 
P.S.- SADAR , 
P.O.- G.P.O. 


DIST.- RANCHI , 


PIN - 834001 


JHARKHAND 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 11 मई , 2022 


106 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ALMA KERKETTA अन्य नाम MARIE 

अन्य नाम MARIE NICOLA MC . पिता Late KAMIL 
KERKETTA , शपथ पत्र सं ० 301 , दिनांक 5 मई , 2022 के अनुसार ALMA KERKETTA के नाम से 
जानी जाऊँगी । 

ALMA KERKETTA एवं MARIE NICOLA MC . दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT -- 


BOKTA , MAHUATOLI , PARSA , 
P.S.- RAIDIH - PATRATOLI , 
P.O.- PARSA , 
DIST.- GUMLA , 


PIN - 835207 


JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ROSEDANI TIGGA अन्य नाम ROSE EKKA पति Late SUSHIL EKKA , शपथ पत्र 
सं ० 209 , दिनांक 29 जनवरी , 2022 के अनुसार ROSEDANI TIGGA के नाम से जानी जाऊँगी । 

ROSEDANI TIGGA एवं ROSE EKKA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


VILL- MAHUWA TOLI , ITKI , 


P.S.- ITKI , 
P.O.- ITKI , 
DIST.- RANCHI , 


PIN - 835301 


JHARKHAND 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 15 -- 50 । 


